निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


. 


30 ज्येष्ठ 1940 ( श 0 ) 
संख्या 25 

पटना, बुधवार, 

20 जून 2018 ( ई ० ) 
विषय- सूची 
पृष्ठ 

पृष्ठ 

भाग- 5 - बिहार विधान मंडल में 
भाग -1-नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और 

पुर: स्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-21 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
भाग-1- क - स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
आदेश । 

मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
भाग -1- ख - मैट्रीकुलेशन, आई0 ए0, आई ०एससी0, 

विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी ० एससी 0, एम 0 ए 0 . 
एम 0 एससी0 , लॉ भाग-1 

और 2 , 

भाग- 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है । 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0, डीप 0 -इन 

--- 
एड0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग -8– भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1 -ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 

पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग-2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग - 9 -विज्ञापन 
निकाले गये 

विनियम , आदेश , 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 

भाग-9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग- 3 - भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

भाग- 9- ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
और नियम , भारत गजट और राज्य 

सूचनाएं इत्यादि। 

22-22 
गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग - 4 - बिहार अधिनियम 

पूरक - क 


- 


--- 


2 


बिहार गजट , 20 जून 2018 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत 


सूचनाएं 


सं 0 8 / पी.3-10-08 / 2017 गृ0 आ0-5119 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा) 


प्रेषक , 


गिरीश मोहन ठाकुर, 


2 . 


4 . 


सरकार के अवर सचिव । 
सेवा में , 

महालेखाकार ( ले० एवं हक 0 ), 
बिहार, पटना । 

पटना, दिनांक 12 जून 2018 
विषय : 

थाना स्तर पर विधि व्यवस्था एवं अनुसंधान शाखा के अलग - अलग गठन हेतु पुलिस अवर 
निरीक्षक के 5244 पद एवं सहायक पुलिस अवर निरीक्षक के 2603 पदों के सृजन की स्वीकृति 

के संबंध में । 
महाशय , 

समादेश याचिका संख्या -310 / 96 प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम – भारत सरकार एवं अन्य में मान्नीय सर्वोच्च 
न्यायालय द्वारा दिनांक 22.09.2006 को पारित दिशा -निर्देश में थाना स्तर पर विधि व्यवस्था एवं अनुसंधान शाखा के कार्यो 
को अलग - अलग करने की आवश्यकता बतायी गयी है । राज्य सरकार भी अपराध नियंत्रण के साथ - साथ विधि - व्यवस्था में 
अपेक्षित सुधार लाने हेतु दृढ़ संकल्पित है । 

प्रायः अपराधिक घटना घटित होने के पश्चात् पुलिस बल विधि व्यवस्था संधारण में ही व्यस्त रहता है । 
इसके फलस्वरूप घटना के तुरंत बाद अनुसंधान हेतु अति महत्वपूर्ण समय व्यर्थ हो जाते हैं । इससे अनुसंधान पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ता है । 
3. 

दोनों शाखाओं को अलग - अलग करने से विधि - व्यवस्था संधारण एवं वैज्ञानिक पद्धति से अनुसंधान कर 
अपराधियों को सजा दिलाने की त्वरित कार्रवाई में गुणात्मक सुधार लाया जा सकता है । 

बी 0 पी 0 आर0 एण्ड डी 0, नई दिल्ली एवं जस्टिस डॉ ० भी ० एस ० मालीमाथ की अध्यक्षता में गठित कमिटी , ऑन 
रिफार्मस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार भारत में एक अन्वेषक औसतन एक वर्ष 
में 45 काण्डों का अन्वेषण करते हैं , जबकि, नेशनल पुलिस कमीशन के अनुसार एक अन्वेषक पर प्रति वर्ष 60 काण्डों के 
अनुसंधान का भार होना चाहिए, क्योंकि पुलिस पदाधिकारियों के पास विधि -व्यवस्था, अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा एवं 
अन्य बन्दोबस्त ड्यूटी की जिम्मेवारी का भी निर्वाह्न करना पड़ता है । इस कमिटी के मंतव्य के अनुसार अन्वेषण की 
गुणवत्ता में 

सुधार के लिए एक अनुसंधानक के पास गंभीर प्रकृति के काण्डों के अनुसंधान का भार एक वर्ष में अधिकतम 10 
काण्डों का होना चाहिए । 

पुलिस कमीशन के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों के छ: राज्यों में किये गये सैंपल सर्वे में पाया गया है कि 
एक अनुसंधानक अपने कर्तव्य अवधि का 30% समय ही अनुसंधान संबंधी कार्यों में दे पाता है । 

बिहार राज्य के लिए पुलिस बल में उपलब्ध संसाधन एवं बल का 30 % उनके रूचि / विशिष्टता के आधार पर 
पु0 अ0नि 0 से पु0 स 0 अ0नि 0 स्तर के पदाधिकारियों को अनुसंधान हेतु तथा 70 % पदाधिकारियों को विधि -व्यवस्था सहित 
अन्य कार्यो के लिए अलग - अलग इकाई के रूप में गठित कर दिया जाए तो अन्वेषण एवं विधि - व्यवस्था ड्यूटी की 
गुणवत्ता में सुधार लायी जा सकता है । इस संबंध में पुलिस महानिदेशक का कार्यालय बिहार, पटना के पत्रांक 
250 / 341276 / एल -2, दिनांक 06.12.2017 द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुए है । 

थाना स्तर पर एस 0 आर0 काण्ड हेतु 5590 पु0 अ0 नि 0 तथा छुट्टी प्रशिक्षण हेतु 1006 पु 0 अ0 नि 0 की अतिरिक्त 
आवश्यकता है अर्थात् कुल -6596 पु0 अ0नि 0 की आवश्यकता है, जिनमें से 1352 वर्तमान में उपलब्ध है । अतः कुल 5244 
पुलिस अवर निरीक्षक का पद सृजन करने की आवष्यकता है । 

इसी तरह थाना स्तर पर नन एस 0 आर0 काण्ड हेतु 3419 स0 पु0 अ0 नि 0 तथा छुट्टी प्रशिक्षण हेतु 616 
स 0 पु0 अ 0नि 0 की अतिरिक्त आवश्यकता है अर्थात् कुल -4035 स0 पु 0 अ0 नि 0 की आवश्यकता है, जिनमें से 1432 वर्तमान में 
उपलब्ध है । अतः कुल 2603 सहायक पुलिस अवर निरीक्षक का पद सृजन करने की आवश्यकता है । 

अतएव थाना स्तर पर विधि व्यवस्था एवं अनुसंधान शाखा के अलग - अलग गठन हेतु पुलिस अवर निरीक्षक 
के 5244 पद एवं सहायक पुलिस अवर निरीक्षक के 2603 पद का सृजन निम्नलिखत वेतन स्तर में किया जाता है: 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


बिहार गजट, 20 जून 2018 


3 


क्र ० सं ० 


पदनाम 


प्रस्तावित पदों की संख्या 


वेतन स्तर 


2 


3 


4 


1 

1 


2603 


सहायक पुलिस अवर निरीक्षक 

पुलिस अवर निरीक्षक 


Level - 5 
Level- 6 


2 


5244 


9 . 


10 . 


थाना स्तर पर विधि - व्यवस्था एवं अपराध अनुसंधान शाखा के गठन के लिए प्रस्तावित 5244 पुलिस 
अवर निरीक्षक एवं 2603 सहायक अवर निरीक्षक के पद पर होने वाली अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी क्रमशः 
4552819824 + 1910336494 = 6463156318 / - ( छ: अरब छियालीस करोड़ इक्तीस लाख छप्पन हजार तीन सौ अठारह) 
रूपये मात्र होगा । 

( व्यय विवरणी संलग्न ) 
उपर्युक्त राशि के व्यय हेतु जिलों में मांग संख्या -22 ,मुख्य शीर्ष - 2055 - पुलिस, उप मुख्य शीर्ष -00 , 
लघुशीर्ष -109 जिला पुलिस, उपशीर्ष - 0001 - जिला कार्यकारी दल , विपत्र कोड - 22-2055001090001 के अन्तर्गत 
विकलनीय होगा । संबंधित जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक , डी 0 डी 0 ओ0, होंगे तथा राशियों की निकासी 
संबंधित जिला कोषागार से की जायेंगी । 

रेल जिलों में व्यय हेतु मांग संख्या -22 ,मुख्य शीर्ष - 2055 - पुलिस , उप मुख्य शीर्ष -00 , लघुशीर्ष -111 - रेल 
पुलिस, उपशीर्ष - 0002 – आर्डर पुलिस, विपत्र कोड - 22-2055001110002 के अन्तर्गत विकलनीय होगा । संबंधित रेल जिलों 
के पुलिस अधीक्षक , डी 0 डी 0 ओ0 होंगे तथा राशियों की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेंगी । 
उपर्युक्त में वित्त विभाग एवं मंत्रिपरिषद् की सहमति प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव । 


11. 


12. 


सं 0 4 / पी.3-10-07 / 2016 गृ 0 आ0--5120 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा) 


प्रेषक , 


गिरीश मोहन ठाकुर , 

सरकार के अवर सचिव । 
सेवा में , 

महालेखाकार ( ले० एवं हक 0 ), 
बिहार, पटना । 

पटना, दिनांक 12 जून 2018 
विषय: 

राज्य / जिला स्तर पर साईबर क्राईम एवं सोशल मीडिया के 74 यूनिट ( CCSMU) के गठन 
हेतु पुलिस निरीक्षक के 74, प्रोग्रामर के 74, पुलिस अवर निरीक्षक के 222, सिपाही (डाटा 

सहायक ) के 222 एवं सिपाही के 148 पद सहित कुल 740 पदों के सृजन के संबंध में । 
महाशय, 

साईबर अपराध एवं सोशल मीडिया के दुरूपयोग की घटनायें तेजी से बढ़ रही है । बड़े शहरों के 
अलावा राज्य के छोटे शहरों, कस्बों एवं सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी साईबर एवं सोशल मीडिया की घटनायें बढ़ रही है । 
ऐसे कांडों में अनुसंधान एवं अनुश्रवण हेतु आई0 टी 0 के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कर्मियों एवं पदाधिकारियों की आवश्यकता 
महसूस की जा रही है । साईबर अपराध के रोकथान एवं नियंत्रण हेतु राज्य स्तर पर साईबर यूनिट आर्थिक अपराध इकाई, 
बिहार, पटना में कार्यरत है । इसमें विगत चार वर्षों में तकनीकि सहयोग हेतु प्राप्त मामलों में कई गुणा वृद्धि हुई है । राज्यों 
के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में उपरोक्त श्रेणी के अपराधों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है । राज्य स्तर पर तेजी से 
बढ़ रही साईबर अपराध एवं सोशल मीडिया के दुरूपयोग पर रोकथान हेतु राज्य के सभी जिलों में साइबर क्राईम एवं 
सोशल मीडिया यूनिट ( Cyber crime & Social Media Unit- CCSMU) गठन करने संबंधित प्रस्ताव आर्थिक 
अपराध इकाई , बिहार, पटना का पत्रांक 282 / स्थापना दिनांक 23.01.2017 द्वारा इस विभाग को प्राप्त है । 

(2 ) एक साईबर क्राईम एवं सोशल मीडिया यूनिट ( Cyber Crime & Social Media Unit- CCSMU ) 
में एक प्रोग्रामर एवं तीन डाटा सहायक की कोटि के विशेषज्ञों की बहाली किया जाना है । साथ ही इस यूनिट में कम्प्यूटर 
में दक्ष 01 पुलिस निरीक्षक एवं 03 पुलिस अवर निरीक्षक एवं दो सिपाही रैंक के कर्मी की नियुक्ति / पदस्थापन किया जाना 
है । इस प्रकार एक यूनिट में चार पुलिस पदाधिकारी, दो पुलिसकर्मी एवं चार कम्प्यूटर तकनीक विशेषज्ञ रहेंगे । जिलों के 
आकार एवं समस्याओं के मद्देनजर उनका वर्गीकरण कर 01 से अधिक यूनिट जिले में होंगे । 


4 


बिहार गजट, 20 जून 2018 


( 3 ) प्रत्येक यूनिट के पदों की प्रकृति स्थायी होगी । विशेषज्ञों {प्रोग्रामर एवं सिपाही (डाटा सहायकों) } की भर्ती 
तकनीकी शिक्षा प्राप्त एवं अनुभवी साईबर दुनिया के जानकार, इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों में से करने का है । पुलिस 
अवर निरीक्षक एवं सिपाही के पद पुलिस संवर्ग की भर्ती प्रक्रिया से भरे जाएंगे । 

उक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में लगने वाली समयावधि में संबंधित पुलिस अधीक्षक अपने जिले के 
कम्प्यूटर के जानकार पुलिस निरीक्षक एवं पुलिस अवर निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति साईबर क्राईम सेल में करेंगे । पुलिस 
निरीक्षक एवं पुलिस अवर निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति / पदस्थापन सामान्यतया 02 वर्षों की होगी । पुलिस निरीक्षक इस 
यूनिट के प्रभारी होंगे । प्रोग्रामर तकनीकी विशेषज्ञ की भूमिका निभाएंगे तथा सभी प्रकार के साईबर अपराध, सोशल 
मीडिया एवं आई0 टी 0 एक्ट के अन्य दुरूपयोगों को लेकर प्रतिवेदित होने वाले कांडों के अनुसंधान में सहयोग करेंगे । 
सिपाही (डाटा सहायक ) उक्त अपराधों के अनुसंधान में संधारित किये जाने वाले अभिलेखीय साक्ष्यों को प्राप्त करने एवं 
संधारण में अनुसंधानकर्ताओं को सहयोग करेंगे । नियमित नियुक्ति होने तक प्रोग्रामर एवं सिपाही ( डाटा सहायकों ) 
को संविदा पर रखा जायेगा । 

( 4 ) राज्य के विभिन्न जिलों में थानों की संख्या 05 (शिवहर) से लेकर 63 (पटना) तक है । ऐसे में उन 
जिलों में साईबर अपराध एवं सोशल मीडिया के दुरूपयोग से संबंधित कांडों की संख्या भी थानों के हिसाब से भिन्न भिन्न 
होती है । 20 से कम थानों वाले जिला में 01 साईबर क्राईम एवं सोशल मीडिया यूनिट ( Cyber Crime & Social 

Media Unit- CCSMU), 21 से 40 थानों वाले जिला में 02 यूनिट , 41 से 60 अधिक थानों वाले जिला में 03 यूनिट 
होंगे । पटना जिला की विशिष्ट आवश्यकताओं को देखते हुए पटना जिला में 04 यूनिट, जिसमें से प्रत्येक पुलिस अधीक्षक , 
ग्रामीण एवं शहरी के लिए एक - एक यूनिट तथा आर्थिक अपराध इकाई , बिहार , पटना की विशिष्ट आवश्यकताओं तथा 
राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी होने के कारण 5 यूनिट होंगे । 

प्रथम कोटि में 20 जिला, द्वितीय कोटि में 18 जिला, तृतीय कोटि में 01 जिला तथा चतुर्थ कोटि में 01 जिला 
आते है । इस प्रकार प्रथम कोटि के जिलों में कुल 20 यूनिट, द्वितीय कोटि के जिलों में कुल 18 यूनिट, तृतीय कोटि के 
जिलों में कुल 01 यूनिट तथा पटना जिला में 04 यूनिट , सभी रेल जिला में कुल 04 यूनिट, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, 
पटना में 5 यूनिट साईबर फोरेंसिंक यूनिट में 01 यूनिट तथा साईबर ट्रेनिंग अकादमी में 01 यूनिट होंगे । इस प्रकार राज्य 
में कुल 74 यूनिट के गठन हेतु कुल 740 विभिन्न पदों पर निम्नांकित पे लेवेल में सृजन किया जाता है: 
क्र ० सं ० पदनाम 

पदों की संख्या 

ग्रेड पे एवं पे लेवेल 


- 


2 


3 


4 


1 

1 


74 


पुलिस निरीक्षक (प्रभारी साईबर क्राईम एवं सोशल 

मीडिया यूनिट) 


P.B.- 2 + 4600 

Level - 7 


2 


प्रोग्रामर 


74 


P.B. - 2 + 4200 

Level-6 


3 


पुलिस अवर निरीक्षक 


222 


P.B. - 2 + 4200 

Level - 6 


4 


सिपाही ( डाटा सहायक ) 


222 


P.B.- 1 + 2000 

Level - 3 


5 


सिपाही 


148 


P.B.- 1 + 2000 

Level- 3 


कुल पदों की संख्या 


740 


नियमित नियुक्ति होने तक प्रोग्रामर एवं डाटा सहायक के पदों पर बी 0 पी 0 एस 0 एम 0एस0 / बेल्ट्रान से 
सेवा प्राप्त कर अनुबंध पर नियोजन किया जायेगा । 

( 5 ) राज्य / जिला स्तर पर साईबर क्राईम एवं सोशल मीडिया के 74 यूनिट ( CCSMU) के गठन हेतु 
पुलिस निरीक्षक के 74 , प्रोग्रामर के 74, पुलिस अवर निरीक्षक के 222, सिपाही (डाटा सहायक ) के 222 एवं सिपाही के 148 
पद सहित कुल 740 पदों के सृजन, किया जाता है । 

( 6 ) उपर्युक्त पदों के सृजन पर वार्षिक अनुमानित व्यय कुल -203112000 / - (बीस करोड़ एकतीस लाख 
बारह हजार ) रूपये मात्र अनुमानित है जो व्यय मांग सं0- 22 के बजट मुख्य शीर्ष 2055 पुलिस उप मुख्य शीर्ष 00 लघु 
शीर्ष 101 उपशीर्ष 0001 तथा विपत्र कोड 2055001010001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा । उक्त व्यय राशि की निकासी एवं 
व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के मामलों में संबंधित पुलिस अधीक्षक एवं आर्थिक अपराध इकाई, बिहार , पटना के मामले 
में नियंत्री पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी क्रमशः जिला कोषागार एवं सचिवालय कोषागार से की जायेगी । 


बिहार गजट, 20 जून 2018 


5 


( व्यय विवरणी अनु० ) 


(7) उपर्युक्त में वित्त विभाग एवं मंत्रिपरिषद् की सहमति प्राप्त है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव । 


परिशिष्ट - ख 
राज्य / जिला स्तर पर साईबर क्राईम एवं सोशल मीडिया के 74 यूनिट के गठन हेतु प्रस्तावित विभिन्न पदों पर 

होने वाले वार्षिक अनुमानित व्यय विवरणी 
क्र ० सं ० 

प्रस्तावित पदों ग्रेड पे एवं पे लेवेल 

अनुमानित 

वेतन 
की संख्या 

वार्षिक व्यय 


पदनाम 


1 


2 


3 


5 


6 


1 


74 


पुलिस निरीक्षक (प्रभारी साईबर क्राईम एवं 

सोशल मीडिया यूनिट ) 


44900x74x12| 


398712000 


P.B. - 2 + 4600 

Level - 7 


2 


प्रोग्रामर 


74 


35400x74x12 


314352001 


P.B.- 2 + 4200 

Level - 6 


3 


पुलिस अवर निरीक्षक 


222 


35400x122x12 


51825600/ 


P.B.- 2 + 4200 

Level -6 


4 


सिपाही ( डाटा सहायक ) 


222 


21700x122x12 


317688001 


P.B. - 1 + 2000 

Level - 3 


5 


सिपाही 


148 


21700x148x12 


385392000 


P.B. - 1 + 2000 

Level - 3 


कुल राशि 193440000 


6 


महँगाई भत्ता ( सभी को मूल वेतन का 5 % ) 


9672000/ 


कुल राशि -203112000 / 
(बीस करोड़ एकतीस लाख बारह हजार ) रूपये मात्र। 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव । 


सं 0 8 / पी.3-10-04 / 2017 गृ 0 आ0--5121 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा) 


प्रेषक, 


गिरीश मोहन ठाकुर, 


सरकार के अवर सचिव । 


सेवा में , 


विषय : 


महालेखाकार ( ले० एवं हक 0 ), 
बिहार, पटना । 

पटना, दिनांक 12 जून 2018 
विशेष शाखा के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन हेतु अपर पुलिस अधीक्षक के 12, पुलिस 
उपाधीक्षक -22, आशु उपाधीक्षक- 01, पुलिस निरीक्षक -14, आशु निरीक्षक -4, पुलिस अवर 
निरीक्षक -129 , आशु अवर निरीक्षक -34 , आशु सहायक अवर निरीक्षक -18 , 
हवलदार -04, सिपाही -25 , चालक सिपाही- 16, अवर निरीक्षक ( कम्प्यूटर प्रोग्रामर ) -10 , 
सिपाही (कम्प्यूटर के जानकार) – 146, उच्चवगीर्य लिपिक- 01, निम्नवर्गीय लिपिक- 01 , 
सहित कुल- 437 ( चार सौ सैंतीस) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में । 


चालक 


6 


बिहार गजट , 20 जून 2018 


2 . 


महाशय, 

बिहार पुलिस की विशेष शाखा के लिए आसूचना संकलन एक आधारभूत संक्रिया है । लगातार गतिशील 
सामाजिक , आर्थिक एवं राजनैतिक परिदृश्य में आसूचना संकलन के लिए क्षेत्रीय संरचना ( Field formations) की 
सक्रिय भागीदारी आवश्यक है । विशेष शाखा में आसूचना एवं सुरक्षा नामक दो इकाईयाँ कार्यरत है । आसूचना इकाई द्वारा 
मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की आसूचना का संकलन करने, उनके विश्लेषण और उसके आधार पर संबंधित 
जिलों / पदाधिकारियों को जानकारी उपलब्ध कराने / सतर्क करने का कार्य किया जाता है । सुरक्षा इकाई मुख्य रूप से 
अतिविशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा का कार्य सम्पादित करती है । 

वर्तमान समय में उग्रवाद की समस्या, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, साम्प्रदायिक , सामाजिक , आर्थिक एवं 
राजनैतिक परिदृश्य, अतिविशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा एवं इससे संबंधित कार्यों के सम्पादन हेतु कम्प्यूटर तथा अन्य 
नवीनतम इलेक्ट्रानिक उपकरणों के उपयोग, प्रशिक्षण तथा अध्ययन दल के गठन हेतु सरकार के द्वारा सम्यक विचारोपरांत 
विशेष शाखा के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है, जिसके आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 6282 
दिनांक 01.08.2017 निर्गत है । 

विभागीय संकल्प ज्ञापांक -6282 दिनांक 01.08.2017 के अनुसार विशेष शाखा के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन 
हेतु विभिन्न पदों के सृजन एवं विलोपन की कार्रवाई प्रशासी पदवर्ग समिति एवं वित्त विभाग की सहमति से किया जाना 
है । इसके आलोक में विशेष शाखा के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन के संबंध में विशेष शाखा, बिहार, पटना के पत्रांक 
26243 / सामान्य , दिनांक 22.09.2017 एवं 24189 / सामान्य दिनांक 05.09.17 द्वारा प्रस्ताव एवं व्यय विवरणी इस विभाग को 
उपलब्ध करायी गयी है । 

विशेष शाखा में वर्तमान में कुल 2155 पद सृजित है । वर्तमान में स्वीकृत बल एवं नये सृजित पद की विवरणी निम्न 
प्रकार है: 


3 . 


4 . 


सम्वर्ग 


वर्तमान में कुल 


विलोपित पद 


क्र ० 
सं ० 


पूर्व से 
स्वीकृत पद 


स्वीकृत नये 


स्वीकृत पद 


पद 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


1 


1 


2 


2 


2 


3 


2 


2 


4 


4 


4 


अपर पुलिस महानिदेशक 

पुलिस महानिरीक्षक 
पुलिस उप - महानिरीक्षक 

पुलिस अधीक्षक 
अपर पुलिस अधीक्षक 

पुलिस उपाधीक्षक 
पुलिस उपाधीक्षक (एम ) 

आशु उपाधीक्षक 


5 


0 


12 


12 


6 


56 


78 


22 


7 


1 


1 


8 


0 


1 


1 

1 


9 


परिचारी प्रवर 


1 


10 


पुलिस निरीक्षक 


184 


198 


14 


11 


10 


10 


12 


5 


5 


पुलिस निरीक्षक (एम ) 

पुलिस निरीक्षक 
( आई0 एन0 सी 0 पी 0) 
पुलिस निरीक्षक (एस 0 एफ 0 ) 
पुलिस निरीक्षक ( आरo) 


13 


1 


1 


14 


4 


4 


15 


आशु निरीक्षक 


0 


4 


4 


16 


1 


1 


सुबेदार 
पुलिस अवर निरीक्षक 


17 


611 


740 


129 


18 


62 


62 


पु 0 अ0 नि 0 (एम० ) 
19 / पु0अ0नि 0 ( आई0एन0 सी 0 पी0) 

पु0 अ 0नि 0 (एस0 एफ 0) 


44 


44 


20 


2 


2 


21 


पु 0 अ0 नि 0 ( आर0 ) 


34 


34 


बिहार गजट, 20 जून 2018 


7 


22 


6 


40 


34 


आशु अवर निरीक्षक 

सार्जेन्ट 


23 


1 


आर्मोरर जमादार 


1 

1 


24 


1 


25 


स ० अ ० नि ० 


347 


339 


8 


26 


9 


9 


स ० अ ० नि ० ( एम० ) टंकक 
स 0 अ 0 नि 0 ( आई0 एन 0 सी 0 पी 0 ) 

स 0 अ 0 नि 0 (एस 0एफ 0 ) 


27 


49 


49 


28 


1 


1 


29 


आशु स 0 अ0 नि 0 


28 


46 


18 


30 


हवलदार 


130 


60 


70 


31 


चालक हवलदार 


5 


9 


4 


32 


1 


1 


33 


437 


462 


25 


34 


29 


29 


आर्मोरर हवलदार 

सिपाही 
सिपाही ( आई 0 एन 0 सी 0 पी 0 ) 
सिपाही (एस0 एफ 0 ) 
चालक सिपाही 
आर्मोरर सिपाही 


35 


1 


1 


36 


32 


48 


16 


37 


7 


7 


38 


कम्प्यूटर प्रोग्रामर 


0 


10 


10 


39 


कम्प्यूटर ऑपरेटर 


4 


150 


146 


40 


टंकक स ० अ ० नि ० 


40 


0 


40 


41 


0 


1 


1 


उच्चवर्गीय लिपिक 
निम्नवर्गीय लिपिक 


42 


0 


1 


1 


43 


दफ्तरी 


2 


0 


2155 


2354 


238 


437 


कुल 

5. वर्तमान में विशेष शाखा, बिहार , पटना में स्वीकृत कुल 2155 पदों में से उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ- 5 में अंकित 
पुलिस उपाधीक्षक ( एम) का- 01, पुलिस निरीक्षक (एम) -10, पुलिस निरीक्षक ( आर) – 4, पुलिस अवर निरीक्षक (एम) - 62, 
पुलिस अवर निरीक्षक ( आर) - 34, स 0 अ0नि0- 08, स 0 अ0नि 0 (एम०) टंकक- 9, हवलदार- 70 एवं टंकक स 0 अ 0नि0- 40 पद 
सहित कुल 238 पदों को विलोपित किया जाता है । 

6. उक्त विलोपन के उपरांत विशेष शाखा के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन हेतु निम्नांकित 437 विभिन्न पदों का सृजन 
किया जाता है : 


क्र ० सं ० 


पदनाम 


प्रस्तावित नये पदों की संख्या 


श्रेणी (Level ) 


2 


3 


4 


1 
1 

2 


12 


LEVEL - 12 


22 


LEVEL - 9 


3 


1 


LEVEL - 9 


4 


अपर पुलिस अधीक्षक 
पुलिस उपाधीक्षक 
आशु उपाधीक्षक 
पुलिस निरीक्षक 
आशु निरीक्षक 
पुलिस अवर निरीक्षक 
आशु अवर निरीक्षक 


14 


LEVEL - 7 
LEVEL- 7 


5 


4 


6 


129 


LEVEL -6 


7 


34 


LEVEL -6 


8 


बिहार गजट, 20 जून 2018 


8 


आशु स ० अ ० नि ० 


18 


LEVEL - 5 


चालक हवलदार 


4 


LEVEL - 4 


10 


सिपाही 


25 


LEVEL - 3 


11 


चालक सिपाही 


16 


LEVEL - 3 


12 


10 


LEVEL - 6 


13 


अवर निरीक्षक (कम्प्यूटर प्रोग्रामर) 
सिपाही (कम्प्यूटर के जानकार) 
उच्चवर्गीय लिपिक 


146 


LEVEL - 3 


14 


1 


LEVEL - 4 


15 


निम्नवर्गीय लिपिक 


1 


LEVEL - 2 


437 


7 . 


8 . 


कुल 

वर्तमान में 2155 पदों का कुल वार्षिक व्यय रूपये 1011819096 / - है । विचाराधीन प्रस्ताव के अनुसार उक्त 
2155 पदों में से 238 पदों के समर्पण एवं 437 पदों के सृजन के कारण प्रस्तावित कुल 2354 पदों पर कुल वार्षिक 
आवर्तक व्यय रूपये 1097394708 / - संभावित है । 

इस प्रकार वर्तमान में 2155 पदों में से कंडिका-4 की तालिका के स्तम्भ -5 के कुल 238 पदों को विलोपित कर 
कंडिका -4 की तालिका के स्तम्भ -6 के अनुसार कुल 437 पदों (जिसका विवरण कंडिका -6 में भी दिया गया है) के सृजन 
पर रू . 196834236 / - अतिरिक्त वार्षिक आवर्तक व्यय संभावित है । 
उपर्युक्त में वित्त विभाग एवं मंत्रिपरिषद् की सहमति प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव । 


9 . 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचना 

18 मई 2018 
सं 0 4 / वि o -1-10136 / 2005, गृ0 आ 0 / 4325 -- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28 (ए ) के अन्तर्गत राज्य 
सरकार, 50 - जोकीहाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन, 2018 के लिए पुलिस महानिदेशक , बिहार तथा संबंधित क्षेत्र में 
पदस्थापित भारतीय पुलिस सेवा / बिहार पुलिस सेवा के सभी पदाधिकारियों / आरक्षियों एवं निर्वाचन कार्य हेतु अधियाचित अन्य 
सभी पुलिस पदाधिकारियों / आरक्षियों को नामित करती है । 

2. नामित पुलिस पदाधिकारी / 50 - जोकीहाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन, 2018 के निर्वाचन अधिसूचित 
होने की तिथि से प्रारंभ होकर उक्त निर्वाचन के परिणाम के घोषित किये जाने की तारीख तक भारत निर्वाचन आयोग में 
प्रतिनियुक्त समझे जायेंगे और ऐसे सभी पदाधिकारी / आरक्षी उस अवधि के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण 
और अनुशासन के अधीन होंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


गृह विभाग 


अभियोजन निदेशालय 


अधिसूचना 

14 जून 2018 
सं 0 अ0 नि 0 (01)03 / 2013 / स्था ० ( खण्ड)1023 --वित्त विभाग , बिहार, पटना के संकल्प संख्या -7566 दिनांक 14.07. 
2010 द्वारा दिनांक 01.01.2009 के प्रभाव से प्रवृत रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 वित्त विभाग , बिहार , 
पटना के परिपत्र संख्या -5152 दिनांक 12.05.2013 एवं पत्रांक 504 दिनांक 16.01.2014 तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, 
पटना के परिपत्र संख्या -922 दिनांक 30.03.2011 एवं पत्रांक 1605 दिनांक 24.05.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में 
बिहार अभियोजन सेवा के निम्नांकित विभिन्न कोटि के अभियोजन पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -5 में 


बिहार गजट , 20 जून 2018 


9 


अंकित तिथि से वेतनमान PB3 + GP 6600 से वेतनमान PB3 + GP 7600 में द्वितीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृति उन्नयन 
की स्वीकृति प्रदान की जाती है: 
क्र 0 पदाधिकारी का नाम , पदनाम , गृह सेवा में योगदान की प्रथम सुनिश्चित वृति 

वेतनमान 
जिला तिथि सेवा सम्पुष्ट 

उन्नयन की स्वीकृति की PB3 + GP7600 
की तिथि 

तिथि 

में द्वितीय 
रूपान्तरित 
सुनिश्चित वृति 

उन्नयन की 
स्वीकृति की तिथि 


1 


2 


3 


4 


5 


1 


मो 0 जावेद अहमद, 


21.09.1990 


21.09.2002 


21.09.2010 


अनु0 अभि ० 


08.07.1996 


2 


08.04.1994 


08.04.2006 


08.04.2014 


08.04.1996 


3 


22.03.1994 


22.03.2006 


22.03.2014 


22.03.1996 


4 


31.03.1994 


31.03.2006 


31.03.2014 


30.09.1999 


5 


पदा0, सेग्रे0, / जहानाबाद । 
श्री ज्ञानेन्द्र दत्त राय , 
अनु0 अभि0 पदा0, से0 ग्रे0 / जौनपुर , 
उ 0 प्र 0 
श्री रामरूप, 
अनु0 अभि0 पदा0, से00 / जौनपुर 
उ 0 प्र 0 | 
श्री सुखदेव सरोज , 
अनु0 अभि0 पदा0, से 0 ग्रे ० / जौनपुर 
उ 0 प्र 0 | 
श्री सरवन प्रसाद , 
अनु० अभि 0 पदा0, से0 ग्रे ० / मऊ 
उ 0 प्र 0 | 
श्री देवानन्द पासवान , 
अनु० अभि 0 पदा०, से070 / मुंगेर । 
श्री महेश प्रसाद राय , 
अनु० अभि 0 पदा0, से 0 ग्रे ०, सम्प्रति 
से ० नि ० 
(दिनांक 31.08.2017 ) / भागलपुर । 
श्री दिनेश कुमार नं0-03, अनु 0 
अभि 0 पदा०, से 070 / पटना । 


02.04.1994 


02.04.2006 


02.04.2014 


12.12.1999 


6 


30.03.1994 


30.03.2006 


30.03.2014 


11.01.1998 


7 


24.03.1994 


24.03.2006 


24.03.2014 


24.03.1996 


8 


08.01.1997 


01.01.2009 


08.01.2017 


10.06.2000 


2. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या -630 दिनांक 21.01.2010, संकल्प संख्या -7566 दिनांक 14.07.2010 
एवं पत्रांक 3637 दिनांक 10.04.2013 के अनुसार द्वितीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृति उन्नयन के फलस्वरूप उच्चतर वेतनमान 
का निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम -22 (1) (ए ) (1) के प्रावधान के आलोक में किया जायेगा । मौलिक नियमावली के 
नियम- 22 (1) (ए) (1) के प्रावधान के अनुसार संबंधित पदाधिकारी द्वारा अधिसूचना निर्गत की तिथि के एक माह के अन्दर 
वित्तीय उन्नयन की तिथि अथवा वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण कराने के संबंध में अपना विकल्प कार्यालय 
प्रधान / महालेखाकार / वित्त (वैदा0नि 0 को ०) विभाग को समर्पित किया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
प्रदीप कुमार, संयुक्त सचिव । 


10 


बिहार गजट, 20 जून 2018 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचनाएं 

11 मई 2018 
सं 0 1 / पी0-1004 / 2018 – सा 0 प्र0-6048 – श्री ईश्वर चन्द्र सिन्हा, भा 0 प्र 0 से 0 ( 2006), संयुक्त 
सचिव , गृह विभाग, बिहार , पटना अगले आदेश तक निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय , गृह विभाग, बिहार , 
पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


2 


14 मई 2018 
सं 0 1 / एल0-016 / 2003 - सा 0 प्र0-6212 -- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग , बिहार , पटना 
( सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना ) की अधिसूचना संख्या -1 / एल0-016 / 2003 का0-7524 
दिनांक 16.08.2005 द्वारा श्री ई0 एल 0 एस 0 एन 0 बाला प्रसाद, भा 0 प्र 0 से 0 ( 86 ) , तदेन अपर आयुक्त , वित्त 
( वाणिज्य - कर) विभाग, बिहार, पटना ( वर्तमान में राष्ट्रपति के विशेष कार्य पदाधिकारी, राष्ट्रपति भवन , नई 
दिल्ली ) को अखिल भारतीय सेवायें ( छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम -10,11,12,15 एवं 20 के अधीन 
स्वीकृत छुट्टियों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार , 

नई दिल्ली के 
पत्रांक -11020 / 13 / 2003 - ए आई एस- ||| दिनांक 15.02.2018 द्वारा प्रदत्त पूर्व प्रभावी सहमति के 
आलोक में संशोधित करते हुए निम्नवत् विनियमित किया जाता है: 
क्र . छुट्टी की अवधि / दिन 

छुट्टी का प्रकार 
1 01.8.2003-31.12.2003-153 दिन 

उपार्जित अवकाश 
01.01.2004-31.12.2004-366 दिन 

आंशिक वित्तपोषित विदेश अध्ययन अवकाश 

(Partial funding for foreign study leave) 
01.01.2005-18.05.2005-138 दिन 

उपार्जित अवकाश 
3 19.05.2005-30.06.2005-43 दिन 

अर्द्धवैतनिक अवकाश 
4 01.07.2005-15.07.2005-15 दिन 

उपार्जित अवकाश 
5 16.07.2005-31.12.2005-160 दिन 

अर्द्धवैतनिक अवकाश 
6 01.01.2006-15.01.2006-15 दिन 

उपार्जित अवकाश 
7 16.01.2006-30.06.2006-166 दिन 

अर्द्धवैतनिक अवकाश 
01.07.2006-15.07.2006-15 दिन 

उपार्जित अवकाश 
9 16.07.2006-05.08.2006-21 दिन 

अर्द्धवैतनिक अवकाश 
10 06.08.2006-31.12.2006-148 दिन 

असाधारण अवकाश 
11 01.01.2007-10.01.2007-10 दिन 

अर्द्धवैतनिक अवकाश 
12 11.01.2007 -30.06.2007-171 दिन 

असाधारण अवकाश 
13 01.07.2007-10.07.2007-10 दिन 

अर्द्धवैतनिक अवकाश 
14 11.07.2007-31.12.2007-174 दिन 

असाधारण अवकाश 
15 01.01.2008-10.01.2008-10 दिन 

अर्द्धवैतनिक अवकाश 
16 11.01.2008-30.06.2008-172 दिन 

असाधारण अवकाश 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


8 


बिहार गजट, 20 जून 2018 


11 


15 मई 2018 
सं 0 1 / एल0-016 / 2003 - सा 0 प्र0-6218 -- श्री ई 0 एल0 एस0 एन 0 बाला प्रसाद, भा 0 प्र 0 से 0 
( 86) , राष्ट्रपति के विशेष कार्य पदाधिकारी, राष्ट्रपति भवन , नई दिल्ली से प्राप्त आवेदन के आलोक में 
विभागीय अधिसूचना संख्या -1 / एल0-016 / 2003 - सा 0 प्र0-6212 दिनांक 14.05.2018 द्वारा उन्हें 
स्वीकृत छुट्टियों को अखिल भारतीय सेवायें ( छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम -19 और तत्संबंधी 
विनियमावली, 1960 के संगत प्रावधानों अधीन निम्नवत् सम्परिवर्तित किया जाता है : 
छुट्टी की अवधि / दिन 

छुट्टी का प्रकार 
01.8.2003-31.12.2003-153 दिन 

अध्ययन अवकाश 
2 01.01.2004-31.12.2004-366 दिन 

अध्ययन अवकाश 


क्र . 


1 


3 


01.01.2005-18.05.2005-138 दिन 


अध्ययन अवकाश 


4 


अध्ययन अवकाश 


5 


अध्ययन अवकाश 


6 


19.05.2005-30.06.2005-43 दिन 
01.07.2005-15.07.2005-15 दिन 
16.07.2005-31.07.2005-16 दिन 
01.08.2005-31.12.2005-153 दिन 
01.01.2006-15.01.2006-15 दिन 
16.01.2006-30.06.2006-166 दिन 


7 


8 


अध्ययन अवकाश 
उपार्जित अवकाश 
उपार्जित अवकाश 
उपार्जित अवकाश 
उपार्जित अवकाश 
अर्द्धवैतनिक अवकाश 


9 


10 


11 


01.07.2006-02.07.2006-02 दिन 
03.07.2006-16.07.2006-14 दिन 
17.07.2006-30.06.2008-715 दिन 


12 


असाधारण अवकाश 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


शरण , 


16 मई 2018 
स ० 1 / अ0-06 / 2008 - सा 0 प्र0-6367 -- श्री त्रिपुरारि 

भा 0 प्र 0 से 0 ( 85 ), 
अध्यक्ष - सह - सदस्य , राजस्व पर्षद , बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार- प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, 
बिहार , पटना) को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली -1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन 
निजी खर्च पर यू 0 एस 0 ए 0 की विदेश यात्रा हेतु दिनांक 18.05.2018 से 28.05.2018 तक कुल -11 दिनों के 
उपार्जित अवकाश की स्वीकृति ( एक्स - इंडिया लीव के रूप में स्वीकृति ) प्रदान की जाती है । 

2. श्री त्रिपुरारि शरण की संदर्भित अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद / दायित्वों के लिए 
प्रभार की व्यवस्था निम्नवत् रहेगी: 
क्र . पद / दायित्व 

पदाधिकारी का नाम एवं बैच, जो उनके द्वारा धारित 
पद / दायित्व के अतिरिक्त प्रासंगिक छुट्टी अवधि में 

स्तम्भ -2 के पदों के प्रभार में रहेंगे 


1 


2 


3 


1 


श्री सुनिल कुमार सिंह, भा 0 प्र 0 से 0 (83 ) 


अध्यक्ष - सह - सादस्य , राजस्व पर्षद् , 

बिहार , 

पटना 
प्रधान सचिव , पर्यावरण एवं वन 

विभाग, बिहार , पटना 


2 


श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, भा 0 प्र 0 से 0(89 ) 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव । 


12 


बिहार गजट, 20 जून 2018 


18 मई 2018 
सं 0 1 / पी0-1001 / 2017 - सा 0 प्र0-6490- श्री दीपक कुमार , भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एच : 1984), ( केन्द्रीय 
प्रतिनियुक्ति से वापसी के उपरान्त पदस्थापन की प्रतीक्षा में ) को अगले आदेश तक विकास आयुक्त , बिहार 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

कुमार अगले आदेश तक प्रधान सचिव , निगरानी विभाग, बिहार , पटना के अतिरिक्त प्रभार में 
भी रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद , अवर सचिव । 


2. श्री 


18 मई 2018 
सं 0 1 / पी0-1001 / 2017 - सा 0 प्र0-6491 - श्री सुनिल कुमार सिंह, भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एच : 1983), कृषि 
उत्पादन आयुक्त, बिहार , पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अध्यक्ष - सह - सदस्य , राजस्व 
पर्षद् , बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव । 


, 


18 मई 2018 
सं 0 1 / एल0-16 / 98 – सा 0 प्र0-6514 - श्री आनंद किशोर, भा 0 प्र 0 से 0 ( 96 ), आयुक्त , पटना 
प्रमंडल, पटना ( अतिरिक्त प्रभार- महानिदेशक , अभियोजन) को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) 
नियमावली-1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन निजी खर्च पर विदेश (स्पेन ) प्रवास हेतु दिनांक 01.06. 
2018 से 04.06.2018 तक कुल -04 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स - इंडिया लीव के रूप में 
प्रदान की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव । 

18 मई 2018 
सं 0 1 / अ0-1023 / 2016 - सा 0 प्र0-6515 -- श्री अमित कुमार, भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एच : 2012 ), 
तत्कालीन जिला पदाधिकारी, लखीसराय सम्प्रति संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना को 
विभागीय अधिसूचना संख्या -16155 दिनांक 19.12.2017 द्वारा दिनांक 21.12.2017 से दिनांक 10.01.2018 
तक स्वीकृत उपार्जित अवकाश को दिनांक 15.01.2018 तक विस्तारित किये जाने की घटनोत्तर स्वीकृति 
प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव । 


23 मई 2018 
सं 0 1 / पी0-1025 / 2011 -सा0 प्र0-6675 - राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत श्री पंकज 
कुमार सिंह , आई० पी ० एण्ड टी 0 बी 0 डब्ल्यू0 एस 0(92), निदेशक, उद्योग विभाग , बिहार , पटना ( अतिरिक्त 
प्रभार- निदेशक , खाद्य एवं प्रसंस्करण, उद्योग विभाग, बिहार , पटना ) की राज्य प्रतिनियुक्ति अवधि को उनके 
पैतृक विभाग - दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की सहमति से दिनांक 31.05 . 
2018 के बाद अगले एक (01 ) वर्ष के लिए अर्थात दिनांक 31.05.2019 तक विस्तारित की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


बिहार गजट , 20 जून 2018 


13 


23 मई 2018 
सं 0 1 / अ0-10 / 2008 - सा 0 प्र0-6707 -- श्रीमती अंशुली आर्या, भा 0 प्र 0 से 0 ( 89 ), तत्कालीन प्रधान 
सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार , पटना सम्प्रति प्रधान सचिव , विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, 
बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना संख्या -4530 दिनांक 13.04.2017 द्वारा प्रभार त्यागने की तिथि से 
दिनांक 14.08.2017 तक शिशु पोषण अवकाश तथा दिनांक 15.08.2017 से 14.02.2018 तक कुल 184 दिनों 
के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । 

2. श्रीमती अंशुली आर्या, भा 0 प्र 0 से 0 ( 89) से प्राप्त अनुरोध के आलोक में विभागीय अधिसूचना 
संख्या -4530 दिनांक -13.04.2017 द्वारा उन्हें प्रदत्त छुट्टी निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है: 
शिशु पोषण अवकाश 

उपार्जित अवकाश 
14.04.2017 से 19.12.2017 तक -250 दिन 20.12.2017 से 01.04.2018 तक -103 दिन 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


29 मई 2018 
सं 0 1 / पी0-1004 / 2018 – सा 0 प्र0-6951 - श्री दीपक कुमार, भा 0 प्र 0 से 0 (बिहारः 1984 ), विकास 
आयुक्त , बिहार ( अतिरिक्त प्रभार – प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार , पटना ) को स्थानांतरित करते 

हुए 
अगले आदेश तक मुख्य सचिव, बिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. यह व्यवस्था दिनांक 31.05.2018 के अपराह्न से प्रभावी होगी । 

सं 0 1 / पी0-1004 / 2018 – सा 0 प्र0-6952 - श्री शशि शेखर शर्मा, भा 0 प्र 0 से 0 (बिहार: 1985 ), 
महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक विकास आयुक्त , बिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री शशि शेखर शर्मा अगले आदेश तक महानिदेशक , बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास 
संस्थान, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 
3. यह व्यवस्था दिनांक 31.05.2018 के अपराह्न से प्रभावी होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


, 


क्र . 


29 मई 2018 
सं 0 1 / पी0-1004 / 2018 - सा 0 प्र0-6953 – भा 0 प्र 0 से 0 के अग्रांकित पदाधिकारियों को उनके नाम 
के सामने अंकित पदों पर अगले आदेश तक स्थानांतरित / स्थापित किया जाता है: 
पदाधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापन / स्थानांतरण / पदस्थापन / अतिरिक्त 
बैच अतिरिक्त प्रभार 

प्रभार से संबंधित पद 
श्री त्रिपुरारि शरण 

अवकाश पर 

प्रधान सचिव , पर्यावरण एवं वन विभाग 
( बी एच 1985) 

( अतिरिक्त प्रभार - प्रधान सचिव, 

निगरानी विभाग) 
श्री अमृत लाल मीणा प्रधान सचिव, सहकारिता प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग 
( बी एच 1989 ) 

विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ( अतिरिक्त प्रभार - प्रधान सचिव , 
प्रधान सचिव, पथनिर्माण पंचायती राज विभाग / प्रबंध निदेशक , 


1 


2 


14 


बिहार गजट , 20 जून 2018 


3 


श्रीमती अंशुली आर्या 
( बी एच 1989 ) 


4 


5 


श्री टी 0 एन 0 बिंधेश्वरी 
( बी एच 1990 ) 
श्री हरजोत कौर बम्हरा 
( बी एच 1992 ) 
श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव 
( बी एच 2000 ) 


विभाग / प्रबंधनिदेशक, बिहार बिहार राज्य पथ विकास निगम, पटना ) 
राज्य पथ विकास निगम , 

पटना) 
प्रधान सचिव , विज्ञान एवं प्रधान सचिव - सह - खान आयुक्त, 
प्रावैधिकी विभाग 

खान एवं भूतत्व विभाग ( अतिरिक्त 
प्रभार - प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य 

खनिज विकास निगम लिमिटेड, पटना) 
आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल , 

आयुक्त, मगध प्रमंडल , गया 
पूर्णिया 
मुख्य परामर्शी, बिहार राज्य प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी 
योजना पर्षद , पटना 

विभाग 
आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण 

विभाग ( अतिरिक्त प्रभार– अध्यक्ष, 
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम 

लिमिटेड, पटना ) 
अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल आयुक्त , दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा 
निर्माण निगम लिमिटेड, पटना 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


6 


7 


श्री मयंक वरवड़े 
( बी एच 2001 ) 


. 


29 मई 2018 
सं 0 1 / पी0-1004 / 2018 - सा 0 प्र0-6954 – भा 0 प्र 0 से 0 के अग्रांकित पदाधिकारियों को अगले आदेश 
तक उनके वर्तमान पदस्थापन के अतिरिक्त पद का प्रभार निम्नवत् प्रदान किया जाता है: 
क्र . पदाधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापन 

प्रदत्त अतिरिक्त प्रभार 
बैच 
1 श्री अतुल प्रसाद 

प्रधान सचिव, समाज कल्याण प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग 
( बी एच 1987 ) 

विभाग 
श्री विनय कुमार 

सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग मुख्य मंत्री के सचिव, मुख्य मंत्री 
( बी एच 1999 ) 

सचिवालय 
श्रीमती सफीना ए ० एन ० आयुक्त , कोसी प्रमंडल , 

आयुक्त , पूर्णिया प्रमंडल , पूर्णिया 
( बी एच 1997 ) 

सहरसा 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


2 


3 


30 मई 2018 
सं 0 1 / सी0-1020 / 2000 सा 0 प्र0-7046 / विभागीय अधिसूचना संख्या -15025 दिनांक 04.11 . 
2016 द्वारा श्री रामाशंकर तिवारी, भा 0 प्र 0 से 0(1969) -सेवानिवृत्त को श्रीमती लक्ष्मी सिंह, भा 0 प्र 0 से 0 
( बी एचः1970) की सापेक्षता में अधिसमय से ऊपर वेतनमान ( आयुक्त एवं सचिव ग्रेड ) तथा श्री जी 0 एस0 कंग, 


बिहार गजट , 20 जून 2018 


15 


050 


भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एचः 1970) की सापेक्षता में स्थिर वेतनमान (मुख्य सचिव स्तर ) में वैचारिक प्रोन्नतियाँ प्रदान 
की गयी थीं । 

2. सूद सहित आलोच्य प्रोन्नतियों के बकाया हेतु माननीय कैट , पटना पीठ , पटना के समक्ष विभागीय 
अधिसूचना संख्या -15025 दिनांक 04.11.2016 को ओ 0 ए 0 संख्या -050 / 00808 / 2016 में श्री तिवारी द्वारा 
चुनौती दी गयी थी । 

3. श्री तिवारी को 8 प्रतिशत साधारण वार्षिक व्याज के साथ आलोच्य प्रोन्नतियों के लिए अनुमान्य 
बाकाया का भुगतान किये जाने का आदेश माननीय कैट, पटना पीठ , पटना द्वारा ओ 0 ए 0 संख्या 
/ 00 80 8 / 2016 में दिनांक -16.03.2018 को पारित किया गया है । उक्त आदेश का प्रभावी अंश निम्नवत् 
है: 

" Hence , in view of above , the OA succeeds. The impunged order regarding deprivation 
of the arrears of pay is set aside. The respondents are directed to make payment of arrears of 
pay with simple interest @ 8 % per annum from the date of giving effect to order of promotion 
till the final payment is made. However , there shall be no order as to costs." 

4. वर्णित आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या -1 / सी0-1020 / 2000 – सा 0 प्र0-15025 , दिनांक 
04.11.2016 को संशोधित करते हुए उक्त अधिसूचना द्वारा श्री रामाशंकर तिवारी, भा 0 प्र 0 से 0 (1969 ) 
-सेवानिवृत्त को प्रदत्त आलोच्य प्रोन्नतियों के लिए अनुमान्य बकाया के भुगतान की स्वीकृति एतद् द्वारा 
प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


( शुद्धि - पत्र ) 

30 मई 2018 
सं 0 1 / पी0-1004 / 2018 – सा 0 प्र0-7125 विभागीय अधिसूचना संख्या -6953 दिनांक 29.05.2018 
के क्रमांक -4 एवं 5 पदाधिकारियों के नामों को निम्नवत् संशोधित किया जाता है: 
विभागीय अधिसूचना संख्या- 6953 दिनांक 29 . 

संशोधित नाम 
05.2018 के क्रमांक -4 एवं 5 पर दर्ज 

पदाधिकारियों के नाम एवं बैच 
श्री टी ० एन० बिंधेश्वरी ( बी एच : 1990 ) 

सुश्री टी ० एन० बिंधेश्वरी 
श्री हरजोत कौर बम्हरा ( बी एच : 1992 ) 

श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


, 


1 जून 2018 
सं 0 1 / पी0-1004 / 2018 - सा 0 प्र0-7295 -- विभागीय अधिसूचना संख्या -6953 दिनांक 29.05. 
2018 के क्रमांक -1 द्वारा श्री त्रिपुरारि शरण, भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एचः 85 ) को प्रधान सचिव , पर्यावरण एवं वन 
विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है तथा प्रधान सचिव , निगरानी विभाग, बिहार , पटना 
का अतिरिक्त प्रभार उन्हें प्रदान किया गया है । 

2. श्री त्रिपुरारि शरण , भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एच: 85 ) द्वारा प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग , बिहार , 
पटना का पद प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से उनके द्वारा धारित उक्त पद को भा 0 प्र 0 से 0 ( वेतन ) 
नियमावली, 2007 ( अद्यतन संशोधित ) के नियम -9 ( अनुसूची- II ) के तहत उनके पदस्थापनकाल तक के लिए 
मुख्य सचिव स्तर में उत्क्रमित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव । 


16 


बिहार गजट , 20 जून 2018 


4 जून 2018 
सं 0 1 / अनि 0 प्र0-1007 / 2014 ( खंड-2) –सा0 प्र0-7333 – माह जून, 2018 की कतिपय तिथियों को 
दायित्व से अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों द्वारा धारित पद / प्रभार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था निम्नवत् 
की जाती है : 
क्र . 

पदाधिकारी का धारित पद / प्रभार अनुपस्थिति का कारण प्रभार की वैकल्पिक व्यवस्था 
नाम एवं बैच 

एवं अवधि 

से सम्बद्ध पदाधिकारी का 

नाम एवं पदनाम 
श्री सुधीर कुमार 

प्रधान सचिव, कृषि 04-22 जून , 2018 की | (i) कृषि विभाग श्री संजय 
( 88 ) विभाग / अतिरिक्त अवधि में लाल बहादुर कुमार 

अग्रवाल ( 2002 ), 
प्रभार – प्रधान शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन सचिव , परिवहन विभाग 
सचिव, लघु जल अकादमी, मसूरी में 

(ii ) लघु 

जल संसाधन 
संसाधन विभाग आयोजित अनिवार्य 

विभाग श्रीमती विजयलक्ष्मी 
सेवाकालीन प्रशिक्षण 

एन0 (95), सचिव, पशु एवं 
चरण- V में सम्मिलित 

मत्स्य संसाधन विभाग 
होना - यात्रा अवधि को 


1 


छोड कर 


2 


श्रीमती सुजाता 


तथैव 


चतुर्वेदी ( 89 ) 


प्रधान सचिव, 

वाणिज्य - कर 
विभाग / अतिरिक्त 


प्रभार- प्रधान 


(i) वित्त विभाग – श्री राहुल 
सिंह (96 ), सचिव, व्यय , वित्त 
विभाग 
( ii ) 

वाणिज्य - कर 
विभाग श्री एस ० सिद्धार्थ, 
प्रधान सचिव, उद्योग विभाग 
श्री अतुल प्रसाद ( 87 ), प्रधान 
सचिव , समाज कल्याण 


सचिव, वित्त विभाग 


3 


प्रधान 


तथैव 


श्रीमती अंशुली 
आर्या ( 89 ) 


सचिव - सह - खान 


आयुक्त, खान एवं 


विभाग 


भूतत्व 
विभाग / अतिरिक्त 

प्रभार – प्रबंध 
निदेशक , बिहार 

राज्य खनिज 
विकास निगम 
लिमिटेड, पटना 
सचिव, बिहार 
मानवाधिकार 

आयोग, पटना 
प्रधान सचिव , नगर 
विकास एवं आवास 
विभाग / अतिरिक्त 


4 


तथैव 


श्रीमती वन्दना 
किनी ( 89 ) 


श्रीमती हरजीत कौर बम्हरा 
(92 ), प्रधान सचिव , विज्ञान 
एवं प्रावैधिकी विभाग 


5 


तथैव 


श्री चैतन्य प्रसाद 
( 90 ) 


(i) नगर विकास एवं आवास 
विभाग श्री 

अमृत लाल 
मीणा ( 89 ), प्रधान सचिव, 
पथ निर्माण विभाग 


प्रभार- प्रधान 


बिहार गजट , 20 जून 2018 


17 


सचिव, 

कला, 
संस्कृति एवं युवा 
विभाग / प्रबंध 
निदेशक , बिहार 

राज्य फिल्म 
विकास एवं वित्त 
निगम , पटना 

सचिव, लोक 
स्वास्थ्य अभियंत्रण 
विभाग / अतिरिक्त 


(ii) कला, संस्कृति एवं युवा 
विभाग (बिहार राज्य फिल्म 
विकास एवं वित्त निगम, 
पटना 

के प्रभार के 
साथ)-श्री 

रवि मनुभाई 
परमार ( 92 ), प्रधान सचिव, 

पर्यटन विभाग 
दिनांक 02.06.2018 से | श्री विनय कुमार 

विनय कुमार (99 ), 
11.06.2018 की अवधि | सचिव , ग्रामीण कार्य विभाग 
में नियत रियायती 
छुट्टीयात्रा 


6 


श्री जितेन्द्र 
श्रीवास्तव ( 2000 ) 


प्रभार - अध्यक्ष , 
बिहार राज्य पुल 
निर्माण निगम 
लिमिटेड, पटना 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद , अवर सचिव । 


4 जून 2018 
सं 0 1 / छु0-4-413 / 06 - सा 0 प्र0-7389 - डॉ ० ( श्रीमती ) प्रतिमा सतीश कुमार, भा 0 प्र 0 से 0 ( 2002 ), 
सचिव , वाणिज्य कर विभाग , बिहार , पटना { अतिरिक्त प्रभार वाणिज्य कर आयुक्त , वाणिज्य कर 
विभाग / अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, पटना / अपर आयुक्त , वस्तु एवं 
सेवा कर ( जी 0 एस 0 टी 0 ), वाणिज्य कर विभाग , बिहार , पटना } को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश ) 
नियमावली -1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन निजी खर्च पर सिंगापुर की विदेश यात्रा हेतु दिनांक 
23.06.2018 एवं 24.06.2018 के सार्वजनिक अवकाशों का उपभोग आवेदित छुट्टी के अंत में किये जाने की 
स्वीकृति के साथ दिनांक 06.06.2018 से 22.06.2018 तक कुल -17 दिनों के उपार्जित अवकाश का उपभोग 
एक्स- इंडिया लीव के रूप में करने की अनुमति प्रदान की जाती है । 

2. श्रीमती प्रतिमा सतीश कुमार की संदर्भित अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद / दायित्वों 
के लिए प्रभार की व्यवस्था निम्नवत् रहेगी: 
पद / दायित्व 

पदाधिकारी का नाम एवं बैच, जो उनके द्वारा धारित 
पद / दायित्व के अतिरिक्त प्रासंगिक छुट्टी अवधि में 

स्तम्भ -2 के पद / पदों के प्रभार में रहेंगे 


क्र . 


1 


2 


3 


1 


श्री एस ० सिद्धार्थ, भा 0 प्र 0 से 0 (91 ) 


सचिव, वाणिज्य कर विभाग, बिहार , 
पटना / वाणिज्य कर आयुक्त , 
वाणिज्य कर विभाग / अपर 

आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर 
( जी 0 एस 0 टी 0 ), वाणिज्य - कर 

विभाग, बिहार , पटना 


18 


बिहार गजट , 20 जून 2018 


2 


श्री आमिर सुबहानी, भा 0 प्र 0 से 0 ( 87 ) 


अपर मिशन निदेशक , बिहार 
प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, 


पटना 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव । 


5 जून 2018 
सं 0 1 / पी0-1001 / 2016 ( खण्ड) -सा 0 प्र0-7403- -सुश्री रंजिता, भा 0 प्र 0 से 0 ( 2013), उप विकास 
आयुक्त - सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , जिला परिषद्, अररिया को स्थानान्तरित करते हुए अगले 
आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, सिवान के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया 
संहिता ( एक्ट -2, 1974) की धारा -20 के तहत सिवान जिला का जिला दण्डाधिकारी भी उन्हें नियुक्त 
किया जाता है । 
2. सुश्री रंजिता अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, सिवान के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव । 


5 जून 2018 
सं 0 1 / सी0-1015 / 2008 - सा 0 प्र0-7420 -- भा 0 प्र 0 से 0 के अग्रांकित पदाधिकारियों को उनके 
द्वारा धारित वर्तमान पद / प्रभार के अतिरिक्त अगले आदेश तक अपर विभागीय जाँच आयुक्त, सामान्य 
प्रशासन विभाग, बिहार , पटना के पद का प्रभार प्रदान किया जाता है : 
क्र . पदाधिकारी का नाम एवं बैच 

वर्तमान धारित पद / अतिरिक्त प्रभार 
1 श्रीमती अंशुली आर्या 

प्रधान सचिव - सह- खान एवं भू - तत्व विभाग, बिहार , 
( बी एच : 89 ) 

पटना / प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य खनिज विकास 

निगम लिमिटेड, पटना 
2 श्रीमती वन्दना किनी 

सचिव , बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना 
( बी एचः89 ) 
श्री संजय कुमार अग्रवाल 

सचिव, परिवहन विभाग , बिहार , पटना / प्रशासक , 
( बी एच: 2002 ) 

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव । 


3 


5 जून 2018 
सं 0 1/ एल0-006 / 2000 - सा 0 प्र0-7427 - श्री अमिताभ वर्मा, भा 0 प्र 0 से 0 ( 82), मुख्य परामर्शी 
बिहार राज्य योजना पर्षद् , पटना की रियायती छुट्टी यात्रा के संदर्भ में उन्हें अखिल भारतीय सेवा 
( अवकाश) नियमावली -1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 07.06.2018 से 15.06.2018 तक 
कुल नौ दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद , अवर सचिव । 


बिहार गजट, 20 जून 2018 


19 


5 जून 2018 
सं 0 1 / अ0-29 / 2008 - सा 0 प्र0-7429 -- विभागीय अधिसूचना संख्या -4072 दिनांक 27.03.2018 
द्वारा श्री आदेश तितरमारे , भा 0 प्र 0 से 0 ( 2006 ), तदेन जिला पदाधिकारी, भागलपुर ( सम्प्रति- राज्य परिवहन 
आयुक्त , बिहार , पटना) को विदेश (यूके0 ) यात्रा हेतु दिनांक 02.06.2018 से 15.06.2018 तक कुल 14 
दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स- इंडिया लीव के रूप में प्रदत्त है । 

2. श्री आदेश तितरमारे द्वारा धारित अद्यतन पद / प्रभार के आलोक में उनकी आलोच्य अनुपस्थिति 
अवधि में श्री संजय कुमार अग्रवाल, भा 0 प्र 0 से 0 (2002 ), सचिव, परिवहन विभाग, बिहार , पटना ( अतिरिक्त 
प्रभार – प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम , पटना ) अपने कार्यों के अतिरिक्त राज्य परिवहन आयुक्त , 
बिहार, पटना के प्रभार में भी रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव । 


6 जून 2018 
सं 0 1 / पी0-1004 / 2018 - सा 0 प्र0-7455-- अग्रांकित पदाधिकारियों को अगले आदेश तक उनके 
नाम के सामने स्तम्भ –4 में अंकित पदों पर स्थानांतरित / पदस्थापित किया जाता है: 
पदाधिकारी का नाम एवं वर्तमान धारित पद 

नव पदस्थापन 
बैच 


क्र . 


1 


2 


3 


4 


श्री मो 0 मंजूर अली 
( बी एचः 2005 ) 


2 


श्री हरेन्द्र नाथ दूबे 
( बी एचः 2006 ) 


3 


श्री संजय कुमार 
( आई0 आर0 पी 0 एस0:97 ) 


जिला भू - अर्जन पदाधिकारी, संयुक्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं 
औरंगाबाद 

अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, 

बिहार, पटना 
अपर समाहर्ता ( लोक संयुक्त सचिव , पंचायती राज विभाग, 
शिकायत निवारण - सह 

बिहार, पटना 
जिला शिकायत निवारण 

पदाधिकारी, मधेपुरा ) 
बिहार राज्य में दिनांक- 27 . विशेष सचिव, नगर विकास एवं 
04.2018 को प्रतिनियुक्ति के आवास विभाग, बिहार, पटना 
आधार पर योगदान देकर 
सामान्य प्रशासन विभाग , 
बिहार , पटना में पदस्थापन 
हेतु प्रतीक्षारत 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव । 


8 जून 2018 
सं 0 1 / सी0-03 / 2012 - सा 0 प्र0-7577- भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारियों 
को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( अपर सचिव स्तर , 
वेतनमान - लेवल - 12 - रु.78,800-2,09,200 / - ) में प्रोन्नति दी जाती है: 


20 


बिहार गजट , 20 जून 2018 


क्र . 


पदाधिकारी का नाम एवं बैच 
श्री संजय दूबे(2008 ) 


1 


2 


डॉ ० संजय सिन्हा( 2008 ) 


वर्तमान पदस्थापन 

प्रोन्नति की तिथि 
निगम आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर निगम, 16.03.2017 
मुजफ्फरपुर 
निदेशक , युवा कल्याण एवं खेल निदेशालय , 09.03.2017 
कला संस्कृति एवं युवा विभाग , बिहार पटना । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद , अवर सचिव । 


8 जून 2018 
सं 0 1 / पी0-1001 / 2011 - सा 0 प्र0-7581 - श्री धर्मेन्द्र सिंह , भा 0 प्र 0 से 0 ( 2006 ), निदेशक , 
नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग , बिहार , पटना अगले आदेश तक अपर मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन , श्रम संसाधन विभाग , बिहार , पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी 
रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव । 


8 जून 2018 
सं 0 1 / पी0-1005 / 2013 -सा0 प्र0-7582 -- श्री आनन्द कुमार, आई0 आर0 एस0 ( 2005 ), अपर 
सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना की सेवा धारित पद का परित्याग किये जाने की तिथि 
से उनके पैतृक विभाग- राजस्व विभाग (केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क), भारत सरकार , नई दिल्ली को 
वापस की जाती है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद , अवर सचिव । 


8 जून 2018 
सं 0 1 / अ0-14 / 2012( खण्ड) -सा0 प्र0-7586 -- श्री अतुल प्रसाद , भा 0 प्र 0 से 0 (87), प्रधान सचिव , 
समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार – प्रधान सचिव , सहकारिता विभाग, बिहार, पटना और 
अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण- V से आच्छादित श्रीमती अंशुली आर्या, भा 0 प्र 0 से 0 की अनुपस्थिति 
अवधि के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या -7333 दिनांक 04.06.2018 द्वारा प्रधान सचिव - सह - खान 
आयुक्त, खान एवं भू - तत्व विभाग / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड , पटना का 
प्रदत्त प्रभार) को विभागीय अधिसूचना संख्या-5488 दिनांक 25.04.2018 द्वारा अखिल भारतीय सेवा 
( अवकाश) नियमावली -1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन निजी खर्च पर निजी कार्य के लिए 
यू 0 एस 0 ए 0 एवं यू 0 के 0 की विदेश यात्रा हेतु दिनांक 23.06.2018 एवं 24.06.2018 के शनिवारीय / रविवारीय 
अवकाश को आरंभ में जोड़ने की अनुमति के साथ दिनांक 25.06.2018 से 10.07.2018 तक कुल 16 दिनों का 
उपार्जित अवकाश एक्स इंडिया लीव के रुप में स्वीकृत किया गया था । 

2. श्री प्रसाद से प्राप्त अनुरोध के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या -5488 दिनांक 25.04.2018 
को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए उन्हें दिनांक 13-15 जून , 2018 ( तीन दिन ) तक के उपार्जित 
अवकाश के साथ दिनांक 16-17 जून, 2018 ( दो दिन ) के सार्वजनिक अवकाशों का उपभोग पश्च लग्न के 
साथ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है 


बिहार गजट , 20 जून 2018 


21 


4. श्री 


3. उपर्युक्त पुनरीक्षित छुट्टी, पूर्व स्वीकृत एक्स इण्डिया लीव के स्थान पर चण्डीगढ़ ( भारत ) की यात्रा 
के लिए प्रदान की गयी है । 

अतुल प्रसाद की संदर्भित अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद / दायित्वों के प्रभार हेतु 
विभागीय अधिसूचना संख्या -5488 दिनांक 25.04.2018 की व्यवस्था अपरिवर्तित रहेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 13-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


22 


बिहार गजट, 20 जून 2018 


भाग- 9 - ख 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


सं 0 839 - मैं रंजना सिन्हा, पिता राजेश्वर सिंह, मो ० अम्बेर गोसाईमठ , पो ० बिहार शरीफ , जिला - नालन्दा 
(बिहार) शपथ पत्र संख्या 1961/10/03/2018 द्वारा सूचित करती हूँ कि अपने पति स्व ० नंद किशोर सिंह, 140 
गिरिश घोष रोड, बालीहावड़ा 791107 (प. बंगाल ) से शादी के बाद रंजना सिंह के नाम से जानी जाती हूँ | 

रंजना सिन्हा । 


No. 840 - I, AISHWARYA D/ o Nand Kumar Srivastav R/o Rajendra nagar Ballia , UP 
vide Affir no.6295 dt 29.05.2018 shall be known as Aishwarya Nand Kumar for all purposes . 

Aishwarya. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 13-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


